foret o A -( )- 72 


„ REGISTERED NOAD - W ).72 


. 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT II 3 — 59 & (i) 
PAKE II --- Section 3 _ -Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No 158 ] 
No. 158 ] 


af facat, Erfare, f 12 , 1977. ANICA 22, 1899 
NEW DELHI, THURSDAY,MAY 12, 1977 / VAISAKHA 22 , 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

As a soparate compilation 
-- - - - - - - - - - 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel and Administrative Reforms ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th May 1977 
G . S . R . 236 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sec 
lion 3 oť the All India Services Act, 1:151 (61 of 1951), the Central Government, 
after consultation with the Governmenis of the States concerned , herehy makes the 
following rules further to a nd the All India Services ( Leave Travel Concession ) 
Rules, 1975 , namely – 

1 ( 1 ) These rules may he called the All India Services (Leave Travel Conces . 
sion ) First Amendment Rules, 1977 

( 2) They shall come inin force on the date of their publication in the Omcial 
Gazette . 

2 In the All Inclia Services (Leave Travel Concession ) Rules, 1975 , for the 
existing Rule 3 , the 1ollowing shall be substituiedi , namely – 
" 3 Regulation of Leave Tranel Concession - ( 1 ) The Leave Travel Conces 

sion of 1 intmher of the Service , serving in connection with the alfairs 
of the Union , shall be pragulated in the same manner and subject to the 
same conditions as atte appliable to the officers of Central Civil 

Services , Group A 
(2 ) The Lenve Travel Conreas10 ,2 Of A neinber of the Service serving in con 

nection with the aflairs of a State , shall be regulated in the same 


( 845 ) 


886 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC 3 (1 ) 


manner, and subject to the same conditions, as arc « pplicable to the 
officers of the State Civil Services , Class I. 

Providcd that the concession allorded to a member of the Service 
under this sub - rule shall not at atiy time be inferior to that to which 
he would be entitled under sub - rule ( 1 ), had he been appointed to serve 
un connection with the allairy of the Unio12 " 

[ No. 11022 / 1 / 76 - AIS( II ) ) 

HARI CHAND , Under Secy 
गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मई 1977 
सा० का०नि० 236 ( अ ). - - अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सबद्ध राज्य 
सरकारो से परामर्श करने के पश्चात अखिल भारतीय सेवाये ( छद्री याना-रियायत ) नियम , 1975 में 
और पागे सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : - - 

1. (i ) इन नियमो का नाम अखिल भारतीय सेवाये ( छट्टी -यात्रा- रियायत ) प्रथम 
सशोधन नियम , 1977 है । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होगे । 

2. अखिल भारतीय सेवाये ( छुट्टी -याना-रियायत ) नियम, 1975 में निम्नलिखित विद्य 
मान नियम 3 के स्थान पर रखा जायेगा , अर्थात् -- - 

" 3. छद्री यात्रा रियायत का विनियमन 
(i ) सघ के मामलो से सम्बद्ध सेवा के सदस्य की छुट्टी यात्रा रियायत उसी प्रकार 

व उन्ही शनों के अधीन विनियमित की जायेगी , जो केन्द्रीय सिविल सेवा 

समूह क के अधिकारियो के सम्बन्ध में लागू है । 
( ii ) राज्य के मामलो मे सम्बस सेवा के सदस्य की छट्री याना रियायत उसी 

प्रकार व उन्ही शो के अधीन विनियमित की जायेगी , जो राज्य सिविल 
सेवा श्रेणी - 1 के अधिकारियो के सम्बन्ध में लाग है । 
। परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन उक्त मेवा के किसी सदस्य को दी 
गई रियायत किसी भी समय उस रियायत से कम नही होगी जिसका कि 
वह उप -नियम ( 1 ) के अधीन हकदार होता । यदि यह संघ के कार्यों के 
सम्बन्ध में सेवा के लिये नियुक्त किया गया होता । " 
[ म . 110 22, 176-ए प्राई० एम । ( 2) ] 

हरिचन्द, अवर सचिव । 


- - - - - - - 

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोस, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , COVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISIIED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


